रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/ 99 


REGD. NO. D. L -33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 170] 

- नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19 , 2007 / माघ 30 , 1928 
No. 170] 

NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 19, 2007/ MAGHA 30 , 1928 
वित्त मंत्रालय 

3. उक्त स्कीम के खंड 9 में ,--- 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( क ) उप - खंड ( 2 ) में " और उसके पश्चात् जब तक कि 
( बैकिंग प्रभाग ) 

उसका उत्तरवर्ती नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाता है " शब्दों 
अधिसूचना 

का लोप किया जाएगा । 
नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2007 

( ख ) उप - खंड ( 4 ) में " और उसके पश्चात् जब तक कि 
का . आ . 251( अ). - केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी 

__ उसका उत्तरवर्ती नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाता है " शब्दों 
( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) 

का लोप किया जाएगा । 
की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिजर्व 4. उक्त स्कीम के खंड 11 के उप - खंड ( 2 ) में " या खंड 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण ( घ) " शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । 
उपबंध ) स्कीम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 5. उक्त स्कीम के खंड 12 के उप - खंड ( 5 ) में " या खंड 
स्कीम बनाती है , अर्थात् : 

. ( घ ) " शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । 
1. ( 1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध 6. उक्त स्कीम के खंड 13 के उप- खंड ( 2) में , 
और प्रकीर्ण उपबंध ) संशोधन स्कीम, 2007 है । 

( क ) मद संख्या ( ग ) में " कार्यकारी निदेशक " शब्दों के 
. (2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 

स्थान पर “ कार्यकारी निदेशक /निदेशकों " शब्द रखे 
2. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 

- जाएंगे; 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त स्कीम " कहा गया है ) के खंड 4 

( ख ) मद संख्या ( घ ) में " खंड ( ख ), खंड ( ग ) और खंड 
के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 

( छ ) " शब्दों , कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर " खंड 
" 4क , अधिक निर्वाचित निदेशक की निवृत्ति की 

( छ) " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
रीति . - अधिनियम की धारा 9 की उप- धारा ( 3 ) के 

( ग ) मद संख्या ( ड.) में " एक निदेशक " शब्दों के स्थान 
खंड ( i) के दूसरे परंतुक के अधीन अवधारित अधिक 

___ पर " तीन निदेशक " शब्द रखे जाएंगे । 
निदेशकों की संख्या और अंशधारकों ( केन्द्रीय सरकार से 

7. उक्त स्कीम के खंड 17 में , 
भिन्न ) द्वारा ऐसे निर्वाचित निदेशकों की समान संख्या 
अवधारित होगी, जिनकी निवृत्ति इस प्रकार अवधारित 

( क ) उप - खंड ( 1 ) में " या अधिनियम की धारा 9 की 
की जाएगी और उस क्रम में जिससे निदेशक निवृत्त होंगे , वह । उप - धारा (3 ) के खंड ( घ ) में निर्दिष्ट कोई निदेशक " 
अधिकतम सेवा करने वाले निदेशकों से प्रारंभ हो सकेगी : 

शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा; 
परन्तु यदि दो या अधिक निदेशक जिन्होंने समान समय - ( ख ) उप - खंड ( 2) में " प्रत्येक ऐसे निदेशक को फीस के 
की अवधि के लिए सेवा की है, उक्त निदेशकों में . .. अतिरिक्त जिसका कोई निदेशक हकदार हैं , उप - धारा 
अधिक आयु का निदेशक पहले सेवानिवृत्त होगा । " 

( 1) के अधीन संदत्त होगी " शब्दों , कोष्ठकों और 


542 GI/ 2007 


2 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART 11 Sec . 3 (ü )] 
- - - - - 

- - - 
अक्षरों के स्थान पर " प्रत्येक निदेशक " शब्द रखे Government, after consultation with the Reserve Bank of 
Glu 

India , hereby makes the following scheme further to amend 

the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous 
( 77 ) 39 - 65 (2 ) augusti 27 19 F 47 T 

Provisions) Scheme, 1970 , namely : 
[ 91. . 13/1/2006 - cftent. 1] 1. ( 1) This schememay be called the Nationalized 
- अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव 

Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) 

(Amendment) Scheme, 2007. 
टिप्पण . -- मूल स्कीम का प्रकाशन अधिसूचना संख्या का. आ . 

(2 ) It shall come into force on the date of its 
3793 arta 16 Ta , 1970 01 SIT yragari 

publication in the OfficialGazette . 
संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए : 

2 . In the Nationalized Banks (Management and 
क्रम संख्या 1. 371. 7 . 

तारीख 

Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 (hereinafter 

· referred to as the said Scheme), after clause 4 , the following 
67 ( 37 ) 

17 - 11 - 71 clause 4A shall be inserted , namely : 
192 ( 37) 

15 - 3 - 72 

“ 4A .Manner of retirement of excess elected 
575 ( 37) 

director .- - The number of excess directors shall 
4 - 9 - 72 

be determined under the second proviso to 
651 ( 37 ) 

25 - 9 - 72 

clause (i) of Sub - section (3 ) of Section 9 of the 
715 ( 37 ) 

16 - 11 - 72 

Act and such number of directors elected by 

the shareholders (other than the Central 
3467 

19 - 11 - 73 

Government) equal to the number so determined 
1992 

16 - 6 - 75 

shall retire , and the order in which the directors 

shall retire, will begin with the longest serving 
1088 

18 - 2 - 76 

director : 
421 ( 37 ) 

21 -6 - 76 

Provided that, if two or more directors have 
888 ( 31 ) 

11 - 11 - 80 

served for the same period of time, the older 

among the said directors shall retire first ." 
346 ( 37 ) 

30 - 4 - 83 

3 . In the said scheme, in clause 9, 
144 ( 37 ) 

1 - 3 - 84 

(a ) in sub -clause (2 ), the words and thereafter 
368 ( 37 ) 

27 -4 - 85 

until his successor has been nominated ” , shall 

be omitted , 
559 ( 37 ) 

30 - 7 - 85 

(b ) in sub -clause (4 ), the words and thereafter 
783 ( 37 ) 

25 - 10 - 85 

until his successor shall have been duly 

elected " shall be omitted . 
922 ( 37 ) 

30 - 12 - 85 

4 . In the said scheme, in clause 11, in sub - clause (2 ), 
417 ( 37 ) 

11 - 7 - 86 

thewords; brackets and letter or Cl. (d )" shall be omitted . 
1234 ( 37) 

31 - 12 - 88 

5 . In the said scheme, in clause 12 , in sub - clause (5 ) , 
809( 31 ) 

1 - 11 - 92 

the words; brackets and letter or Cl. (d )” shall be omitted . 
289 ( 37 ) 

6 . In the said scheme, in clause 13 , in sub - clause (2 ) - 
3 - 4 - 95 

(a ) in item ( C ), for the words “ The Executive 
907 ( 37) 

10 - 11 - 95 

Director " , the words " The Executive 
58 ( 31 ) 20 - 01 - 2000 

Director /s” shall be substituted . 
1172 ( 34 ) 

29 - 12 - 2000 

(b ) in item ( D ), for the words; brackets and letters 

" Cls. (b ), (e ) and (g )” , the words “ Clause (g) " 
197 ( 37 ) 

2 - 3 - 01 

shall be substituted ; 
MINISTRY OF FINANCE 

(c ) in item ( E ), for the words “ One Director” , the 
(Department of Economic Affairs ) 

words." Three Directors" shall be substituted . 

7. In the said scheme, in clause 17 
(BANKING DIVISION ) 
NOTIFICATION 

(a) in sub- clause (1), the brackets figure , letter and 

the words or a director referred to in clause 
New Delhi, the 19th February , 2007 

(d ) of sub - section (3 ) of Section 9 of the Act ” 
S .O . 251(E ). - In exercise of the powers conferred 

shall be omitted ; 
by Section 9 of the Banking Companics ( Acquisition and 

(b ) in sub -clause (2 ), for the words; brackets and 
Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ), the Central 

figure " In addition to the fees to which a 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


director may be entitled to be paid under sub 
clause (1 ), every such director ", the words 

“ Every director " shall be substituted; 
( c) the proviso to sub - clause ( 2 ) shall be omitted . 

[ F. No. 13/1/ 2006 - BO. I] 

AMITABH VERMA, Jt. Secy. 
Note. — The Principal scheme was published vide 

notification No . S . 0 . 3793 dated 16th November , 
1970 and subsequently amended vide following 
notifications : 


-Nmofvions 

d 


S . No .. S. O . No . 

Date 
67( E ) 

17- 11 - 71 
192( E ) 

15 - 3 -72 
575( E) 

4-9- 72 
651 ( E) 

25 - 9 -72 
715( E ) 

16 -11 - 72 
3467 

19-11 -73 
1992 

166-75 
1088 

18- 2 - 76 
42160) 

21- 6- 76 
888E) 

11- 11 - 80 
346( E) 

30483 
144( E ) 

1-3- 84 
368E) 

27-485 
559E) 

30-785 
783(E ) 

25-10- 85 
922 ( E ) 

30-12- 85 
417( E) 

11- 7- 86 
1234( E) 

31 - 12 - 88 
809E) 

1 -11- 92 
289E) 

34- 95 
907 ( E) 

10- 11- 95 
58( E ) 

2001 -2000 
1172AE ) 

29 -12- 2000 
197 ( E ) 

2-3-01 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 फरवरी , 2007 
. का . आ . 252 ( अ). -- केन्द्रीय सरकार , बैंककारी कंपनी 
( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 
40 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय 
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और 
प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1980 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध 
और प्रकीर्ण उपबंध ) संशोधन स्कीम, 2007 है । . 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 
2. राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1980 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त स्कीम " कहा गया है ) के खंड 4 
के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" 4क. अधिक निर्वाचित निदेशक की निवृत्ति की रीति---- 
अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा ( 3 ) के खंड ( i) 
के दूसरे परंतुक के अधीन अवधारित अधिक निदेशकों 
की संख्या और अंशधारकों ( केन्द्रीय सरकार से भिन्न ) 
द्वारा ऐसे निर्वाचित निदेशकों की समान संख्या अवधारित 
होगी, जिनकी निवृत्ति इस प्रकार अवधारित की जाएगी 
और उस क्रम में जिससे निदेशक निवृत्त होंगे , वह 
अधिकतम सेवा करने वाले निदेशकों से प्रारंभ हो सकेगी : 
परन्तु यदि दो या अधिक निदेशक जिन्होंने समान समय 
की अवधि के लिए सेवा की है , उक्त निदेशकों में 

अधिक आयु का निदेशक पहले सेवानिवृत्त होगा । " 
3. उक्त स्कीम के खंड 9 में , 
( क ) उप - खंड ( 2 ) में “ और उसके पश्चात् जब तक कि 

उसका उत्तरवर्ती नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाता है " शब्दों 

का लोप किया जाएगा । 
( ख ) उप - खंड ( 4 ) में " और उसके पश्चात् जब तक कि 

उसका उत्तरवर्ती नामनिर्दिष्ट नहीं हो जाता है " शब्दों 

का लोप किया जाएगा । 
4. उक्त स्कीम के खंड 11 के उप - खंड ( 2 ) में " या खंड 
( घ ) " शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । 

5. उक्त स्कीम के खंड 12 के उप - खंड ( 5 ) में " या खंड 
( घ ) " शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । 

6. उक्त स्कीम के खंड 13 के उप - खंड ( 2 ) में ,-- -- 
.. ( क ) मद संख्या ( ग ) में " कार्यकारी निदेशक " शब्दों के 

स्थान पर " कार्यकारी निदेशक /निदेशकों " शब्द रखे 

जाएंगे ; 
( ख ) मद संख्या ( घ ) में “ खंड ( ख ), खंड ( ग ) और खंड 

( छ ) " शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर " खंड 

( छ ) " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
( ग ) मद संख्या ( ड. ) में " एक निदेशक " शब्दों के स्थान 

पर " तीन निदेशक " शब्द रखे जाएंगे । 
7. उक्त स्कीम के खंड 17 में , 
( क ) उप - खंड ( 1 ) में " या अधिनियम की धारा 9 की 

उप - धारा ( 3 ) के खंड ( घ ) में निर्दिष्ट कोई निदेशक " 

शब्दों , अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ; 
( ख ) उप - खंड ( 2 ) में “ प्रत्येक ऐसे निदेशक को फीस के 

अतिरिक्त जिसका कोई निदेशक हकदार हैं , उप - धारा 
( 1 ) के अधीन संदत्त होगी " शब्दों, कोष्ठकों और 
अक्षरों के स्थान पर “ प्रत्येक निदेशक " शब्द रखे 

जाएंगे । 
( ग ) उप- खंड ( 2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा । 
. . 

. [ फा. सं. 13/1 / 2006 -बीओ. I]] 

. . अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण. -- मूल स्कीम का प्रकाशन अधिसूचना संख्या का . आ. • 
. 875( अ) तारीख 4 नवम्बर , 1980 को और पश्चात्वर्ती 

संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए : 


dosanose 


o 


: THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IISec . 3( ii)] 


54 Hell 


A.T. 371. F . 


तारीख 


(b ) 


in sub -clause (4 ), the words " and thereafter 
until his successor shall have been duly 
elected ” shall be omitted . 


345 ( 37 ) 


30 - 4 - 83 


1 - 3 - 84 


27 - 4 - 85 


145 ( 37) 
369 ( 37 ) 
560 ( 37) 
923 ( 37 ) 


30 - 7 - 85 


30 - 12 - 85 


4 . In the said scheme, in clause 11 , in sub -clause (2 ), 
the words; brackets and letter or Cl. (d ) ” shall be omitted . 

5 . In the said scheme, in clause 12 , in sub - clause (5 ), 
the words; brackets and letter or Cl. (d )” shall be omitted . 

6 . In the said scheme, in clause 13, in sub - clause (2 )-- 
(a ) in item (C ), for the words “ The Executive 

Director ” , the words “ The Executive 
Director / s " shall be substituted . 


418 ( 37 ) 


11 - 7 - 86 
30 - 12 - 88 


1 - 11 - 92 


1235 ( 37 ) 
810 ( 37) 
290 ( 37 ) 
908 ( 37 ) 


3 - 4 - 95 


10 - 11 - 95 


508 ( 37) 

5 - 2 - 96 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th February, 2007 

S. O . 252 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980 ), the Central 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby makes the following scheme further to amend 
the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions) Scheme, 1980 , namely :- - 

1. (1 ) This scheme may be called the Nationalized 
Banks (Management and Miscellaneous Provisions) 
(Amendment) Scheme, 2007. 

(2 ) It shall come into force on the date of its 
publication in the OfficialGazette . 


in item (D ), for the words; brackets and figures 
“ Cls . (b ), (c) and (g )" , the words “ Clause (g )" 

shall be substituted ; 
(c ) in item (E ), for the words " One Director ” , the 

words " three Directors shall be substituted . 
7 . In the said scheme, in clause 17 
(a) in sub -clause (1), the brackets and the words 

brackets , figures and letter “ or a director 
referred to in clause (d ) of Sub -section ( 3 ) of 
Section 9 of the Act” shall be omitted ; 
in sub -clause (2 ), for the words; brackets and 
figures “ In addition to the fees to which a 
director may be entitled to be paid under sub 
clause (1 ), every such director " , the words 

“ Every director” shall be substituted ; 
(c) the proviso to sub - clause (2 ) shall be omitted . 

[F . No . 13/1/2006- BO .I] 

AMITABH VERMA, Jt . Secy . 
Note.-- The Principal scheme was published vide 

notification No. $ . 0 . 875 (E ) dated 4th November , 
1980 and subsequently amended vide following 
notifications :- .. 


2 . In the Nationalized Banks (Management and 
Miscellancous Provisions ) Scheme, 1980 (hereinafter 
referred to as the said Scheme ), after clause 4, the following 
clause shall be inserted , namely : 


--.. 


S .No. 


Date 


... 


- 


304-83 


.. 


1 - 3 -84 


.... 


" 4A . Manner of retirement of excess elected 
director. — Thenumber of excess directors shall 
be determined under the second proviso to 
clause (i) of Sub -section ( 3 ) of Section 9 of the 
Act and such number of directors elected by 
the shareholders (other than the Central 
Government) equal to the number so 
shall retire, and the order in which the directors 
shall retire , will begin with the longest serving 
director : 


. 


S.O . No . 
345 (E ) 
145 (E ) 
369(E ) 
560(E ) 
923 (E ) 
418E ) 
1235 (E ) 


. 


274-85 
30-7 -85 
30 - 12 -85 


. 


11- 7 -86 


Provided that, if two or more directors have 
served for the same period of time, the older 
among the said directors shall retire first ." 


30 - 12 -88 


810(E ) 


1-11-92 


3. In the said scheme, in clause 9,- - 


3 - 4 - 95 


(a ) 


290 (E) 
908 (E ) 
508(E) 


in sub -clause (2 ), the words and thereafter 
until his successor has been nominated ” , shall 
be omitted . 


10 -11- 95 


11 . 


5 - 2 - 96 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


